शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013-2015 .” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001. ” 


" 


सत्यमेव जयते 


DO 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 400 ] 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


भाद्रपद 12 , शक 1942 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 7 / 9. - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये " जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी 
सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 

2019 " विभाग के अधिसूचना क्र . / एफ 
15-35 / 15-02 / 2019 / 7 / 8 दिनांक 26.07.2019 जारी की गई थी । 
(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान , माननीय उच्च न्यायालय 
छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी , जिसमें माननीय उच्च 
न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा , विभाग की उक्त अधिसूचना की 
कंडिका 08 को अपास्त किया गया , किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं 
लगाई गई । 


799 


800 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


(3 ) तद्पश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग 
की उप - धारा (3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश 
की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी 
कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना 2019 की कंडिका 08 - प्रबंध को छोड़कर, कंडिका -5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को 
उपांतरित करने अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी 
की गई । 
( 4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 
05- ( च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत 
" प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 के क्रियान्वयन हेतु 
अनुसूची - एक , दो एवं तीन प्रस्तुत किया है । 


( 5 ) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की 
आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05 - ( छ ) के 
अनुसरण में , राज्य शासन एतद् द्वारा , जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची 
एक , दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, 
दावा या आपत्ति विभाग के ई -मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी 
संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन , नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक 
प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार 
नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम 
होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा । 
(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 
की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची - एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन 
योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । 


संलग्न : 


अनूसूची 


- 


एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी.एस. सर्पराज, उप - सचिव. 


क० 


जिलाकबीरधाम,छत्तीसगढ़कीप्राथमिककृषिसाखसहकारीसोसाइटियोंकीपुनर्गठनयोजना2019 

अनुसूची-एक विद्यमानसोसाइटीजोप्रभावितहै(प्रभावितअपवर्जितकार्यक्षेत्रविद्यमानसोसाइटीजिसमेंअपवर्जितक्षेत्र सोसाइटी)एवंपंजीयनकं0 

(ग्रामोंकानाम) 

जुड़ाहै(परिणामीसोसाइटी) 
2 सेवासहकारीसमितिमर्यादितचारभाठा,पं.क.2055मेहनपुर 

सेवासहकारीसमितिमर्या०धरमगढ़,पं.कं. 


1 


3 


4 


1 


1688 


2 


सेवासहकारीसमितिमर्यादितमोहगांव,पं.क.1482 


मजनुकांपा,कोयलारीकांपा|सेवासहकारीसमितिमर्या0कुम्ही,पं.क.1739 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


800 ( 1 ) 


800 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


मर्या 
० 
महाराजपुर 


जिलाकबीरधाम,छत्तीसगढ़कीप्राथमिककृषिसाखसहकारीसोसाइटियोंकीपुनर्गठनयोजना2019 

अनुसूची-दो कं0|विद्यमानसोसाइटीजोप्रभावितनवीनसोसाइटी 

नवीनसोसाइटीकाकार्यक्षेत्र(ग्रामोंकानाम) है(प्रभावितसोसाइटी)एवं पंजीयनकं0 सेवासहकारीसमितिमर्यादित1.सेवासहकारीसमितिमर्यादितधरमपुरा,मानिकचौरी 
बिरकोना 
, 
पं.क 
.891 

धरमपुरा सेवासहकारीसमितिमर्यादित2.सेवासहकारीसमितिमर्यादित|कोसमंदा,चुचरूंगपुर,चोरभटठी,बाघामुड़ा,हीरापुर पनेका,पं.क.27 

कोसमंदा सेवासहकारीसमितिमर्यादित3.सेवासहकारीसमितिमर्यादित|कृतबांधा,कोयलारी,कोयलारीडीह,धनौरा,धौराबंद, सोनपुरीगुढ़ा,पं.क.1118 
भानपुर 

भानपुर,मथानीकला,मथानीखुर्द 4.सेवासहकारीसमितिमर्यादितअमलीडीह,चचेड़ी,ठुनुपार,फांदातोड़,बिपतरा, 
चचेड़ी 

बिटकुलीखुर्द,सिंघनपुरी आ.जा.सेवासहकारीसमितिमर्या०|5.आ.जा.सेवासहकारीसमिति अचानकपुर,कबराटोला,बोईरकछरा,भलपहरी,महली मड़मड़ा,प.क्र.3036 

मर्या०भलपहरी आ.जा.सेवासहकारीसमितिमर्या|6.आ.जा.सेवासहकारीसमिति 

महाराजपुर,कांपा,जीताटोला,डंगनिया 
खैरबनाकला 
, 
पं.क. 
890 आ.जा.सेवासहकारीसमितिमर्या 7.आ.जा.सेवासहकारीसमिति झलमला,कोकदा,जामुनपानी,झरपट,दादूटोला, 
चिल्फी 
, 
पं.क 
.2021 
मर्या 
झलमला 

प्रभुझोला,सुन्हाडबरा,सोनवाही,बोल्दा,सिलियारी (बंदुकुंदा),बोदलपानी,मछियाकोन्हा,मुड़वाही,लरिया, 

शीतलपानी 8.आ.जा.सेवासहकारीसमिति 

समनापुर,अगरी,अंजना,उमरिया,कुमान,तितरी, दरिया,तरमा,सुतिया,अड़वार,सुपखार,नगवाही, 

नंदिनी,प्लाटरोल,बरबसपुर,बम्हनी,रोल,लहबर आ.जा.सेवासहकारीसमितिमर्या०|9.आ.जा.सेवासहकारीसमिति उसरवाही,गिधनखार,डोंगरिया,पंडरिया,बहेराखार, 
रेंगाखारकला 
, 
पं.क. 
2031मर्याउसरवाही 

भिंभौरी,भेलवाटोला,लोहारीडीह,निवासपुर,खारा सेवासहकारीसमितिमर्या०10.सेवासहकारीसमितिमर्या०डबरी,बघर्रा,बीजाभाठा,भुवालपुर,भैसबोड़,महका 
महली 
, 
पं.क. 
1089 

बघर्रा सेवासहकारीसमितिमर्यादित 11.सेवासहकारीसमितिमर्या० खैरझिटीनया,नवागांव(मु),नरौली,नेउरगांव,प्राणकांपा 
पौनी 
, 
पं.क. 
1152 

खैरझिटीनया सेवासहकारीसमितिमर्या०12.सेवासहकारीसमितिमर्या०पांडातराई,डोंगरियाकला,चरखुराकला,नवागावकला, दशरंगपुर,पं.क.1527 
पांडातराई 

सरईपतेराकला सेवासहकारीसमितिमर्या०रूसे, 13.सेवासहकारीसमितिमर्या०कोलेगांव,खैलटुकरी,घोरपेण्ड्री,बसनी,रेंहुटाकला, प.क्र.1534कोलेगांव 

सुरजपुराखुर्द 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


6 


मर्या 
समनापुर 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


पेण्ड्रीकला,केसलमरा,खैरवारकला,रांपा,हथमुड़ी 


सेवासहकारीसमितिमर्या0कुम्ही,14.सेवासहकारीसमितिमर्या 
पं.क.1739 

पेण्ड्रीकला 15.सेवासहकारीसमितिमर्या 

बोड़तराखुर्द कृषकसेवासहकारीसमितिमर्या०|16.सेवासहकारीसमितिमर्या कुण्डा,प.क.3093 

कुंवामालगी 


खरहटटा,बेलमुडा,छीतापार,नवागांव(ग),बोड़तराखुर्द 


13 


17.सेवासहकारीसमितिमर्या० दामापुर 


14 


सेवासहकारीसमितिमर्या बाघामुड़ा,प.क्र.2117 सेवासहकारीसमितिमर्या० कुरूवा,प.क.1244 


18.सेवासहकारीसमितिमर्या० सुकलीगोविंद 19.सेवासहकारीसमितिमर्या दुल्लापुर 20.सेवासहकारीसमितिमर्या० सुरजपुरा 


अकबरकांपा,अमलीमालगी,कंझेटा,कुंवामालगी,पथरी, मोतेसरा,सेमरकोना,सोमनापुर,कंझेटी,कोयलारीकला, सैहामालगी,भटरूसे नवागांवखगेश,निंगापुर,मौहामड़वा,अतरियाखुर्द, खैरातुलसी,घिकुड़िया,बहबलिया,बम्हईपुर,जैतपुरी, पंचधार,पवरजली,पटुवा,प्राणखैरा,बशापुर,टाटाकसा, दामापुर,बिपतपुर,आमादाह,कोदवाकला,गोबर्रा कंवलपुर,खुंटा,डोंगरियाखुर्द,ढोलाकांपा,देवगढ़िया, भरेवापूरन,सुकलीगोविंद उदका,अमलडीहा,दुल्लापुर,नरसिंहपुर,बिझौरी, भदराली,लालपुरखुर्द,गौरकांपा कनवाटोला,बिगारभरीं,बोटेसुर,मोतिमपुर,भेण्डरा, सुरजपुरा,पवनतरा,भादूटोला,सिंघनपुरी(ज), पिरचाटोला,खोलवा,टाटावाही,धनौरा,पेंण्ड्रीतराई, रेंदाखाम्ही,रानीदहरा,सरईपतेरा,सोनझरी,नवागांव, 
कटोरी 
, 
कुम्हारी मोहगांव,गखम्हरिया,बीजाबैरागी,कोटराबुंदेली, खैरबना,बरगांव,बीसाटोला बिरनपुरकला,तालपुर,उड़ियाकला,उड़ियाखुर्द, कारेसरा,कुम्हारदनिया,चिलमखोदरा,बनिया,बुधवारा नवघटा,पटपर,विरेन्द्रनगर,रेगाटोला,सबराटोला, 
दरीगंवा 
, 
दारगांव 
, 
नवागांवखुर्द 
, 
सुरजपुरा बैजलपुर,सिंघनपुरी,मक्के,मानपुर,छांटा,सेमो,कोको 


15 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


16 


17 


सेवासहकारीसमितिमर्या० 
बिडौरा 
, 
पं.क. 
1400 सेवासहकारीसमितिमर्या 
सालोहारा 
, 
पं.क. 
1692 सेवासहकारीसमितिमर्या धरमगढ,प.क्र.1688 सेवासहकारीसमितिमर्या 
पिपरिया 
, 
पं.क 
.888 सेवासहकारीसमितिमर्या० मरका,पं.क.1123 


21.सेवासहकारीसमितिमर्या 
मोहगांव 22.सेवासहकारीसमितिमर्या 
बिरनपुरकला 23.सेवासहकारीसमितिमर्या० विरेन्द्रनगर 24.सेवासहकारीसमितिमर्या 
कोको 


18 


19 


20 


आंछी,दलपुरवा,पथर्रा,बानो,जोगीपुर,खैरवार 


800 ( 3 ) 


800 ( 4 ) 


1 


4 


5 


1 


- 


2 


- 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


3 


जिलाकबीरधाम,छत्तीसगढ़कीप्राथमिककृषिसाखसहकारीसोसाइटियोंकीपुनर्गठनयोजना2019 

अनुसूची-तीन क०विद्यमानसोसाइटीजो 
अपवर्जित 
कार्यक्षेत्र 
( 
ग्रामों 
का 
नाम 
)विद्यमानसोसाइटीजिसमेंनवीनसोसाइटीजिसमें 
प्रभावित 
है 
( 
प्रभावित 

अपवर्जितक्षेत्रजुड़ाहै(परिणामीअपवर्जितक्षेत्रजुड़ाहै 
सोसाइटी 
) 
एवं 
पं.क. 

सोसाइटी 
) 2 

3 सेवासहकारीसमिति 

ब्लहारी 

सेवासहकारीसमितिमर्यादित 
मर्यादित 
बचेड़ी 
, 
पं 
0 
क 
0 
994 

सहसपुरलोहारा,प.क.1692 बड़ौदाकला,बड़ौदाखुर्द,बितली,दैहानडीह, 

1.सेवासहकारीसमिति सहसपुर,गांगपुर,सोनपुर,सिंगारपुर,भठ्ठलाटोला, 

मर्या 
0 
बड़ौदाकला नवागांव,गुलालपुर,पड़कीपारा,कौहापानी सेवासहकारीसमिति रघ्घुपारा,बद्दो,बिसनपुरा 

सेवासहकारीसमितिमर्यादित 
मर्यादित 
राजानवागांव 
, 
पं 
. 

खैरबनाखुर्द,पं.क.925 क्र.926 
ढोंगईटोला 
, 
अचानकपुर 

2.सेवासहकारीसमिति सेवासहकारीसमितिमन्नाबेदी,बरभांवर,सरेखा,अमरौडी,बरहटठी, 

मर्यारौचन 
मर्या 
लालपुरकला 
, 
पं.क. 

बरकोही,सेवईकछार,रौचन 18 सेवासहकारीसमिति 

कुटेली 

सेवासहकारीसमितिमर्याबम्हनी, 
मर्यादित 
झिरौनी 
, 
पं.क. 
21 

प.क्र.17 जिन्दा,कुटकीपारा,दुबहा,भेदली,मिरमिटटी, 

3.सेवासहकारीसमिति थुहाडीह 

मर्यादितजिन्दा आ.जा.सेवासहकारी 

लखनपुर 

आ.जा.सेवासहकारीसमितिमर्यादित 
समिति 
मर्यादित 
चांटा 
, 
पं 
. 

कुकदूर,पं.क.1965 क्र.2209भेड़ागढ़,परसेलखार,पण्ड्रीखार 

4.आ.जा.सेवासहकारी आ.जा.सेवासहकारीकामठी,मुनमुना,कमराखोल,गोर्राकोन्हा,बंदौरा, 

समितिमर्या०कामठी 
समिति 
मर्या 
कुकदूर 
, 
पं 
. 

सैगोना 
, 
पिपरहा 
, 
सिंगपुर 
, 
मुनगाडीह 
, 
कड़मा 
, 
माठपुर क्र.1965 आ.जा.सेवासहकारी 

भड़गा,डालामौहा समितिमर्या मलकछरा,अमरपुर,खैरडोंगरी,छीरपानी,निहालपुर, 

5.आ.जा.सेवासहकारी 
कोदवागोडान 
, 
पं.क 
.2383बाघरायटोला,मदनपुर,सरैहा,सनकपाट,सरईसेत 

समितिमर्या०सरईसेत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


4 


5 


6 


7 


